निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 चैत्र 1932 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 9 अप्रील 2010 


( सं० पटना 256 ) 


योजना एवं विकास विभाग 


- - - - - - 


अधिसूचना 

8 मार्च 2010 
सं0 यो01 / 1 - 124 / 90 - 803 / यो0वि0 — श्री संजीव कुमार, सहायक योजना पदाधिकारी (पदस्थापन की 
प्रतीक्षारत ) को जिला योजना कार्यालय, आरा ( भोजपुर ) में स्थानांतरित कर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित 
किया जाता है । 

2. संबंधित पदाधिकारी अपने स्थानांतरित स्थान का प्रभार अविलम्ब ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन विभाग को 
उपलब्ध करावें । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

कमलेश्वर गिरि , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 256 - 571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih.nic .in 


